रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 /99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- अ .- 10112020-223031 

CG - DL - E - 10112020-223031 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3—Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3555 ] 
No. 35551 


नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10 , 2020 / कार्तिक 19 , 1942 
NEW DELHI , TUESDAY , NOVEMBER 10 , 2020 /KARTIKA 19 , 1942 


१ 


शिक्षा मंत्रालय 


( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 नवम्बर , 2020 
का.आ. 4038( अ). केंद्रीय सरकार , वास्तुविद अधिनियम, 1972 ( 1972 का 20 ) धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद से परामर्श के पश्चात , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग-II, खंड 3 , 
उपखंड ( i ) में दिनांक 21 फरवरी, 1973 को प्रकाशित पूर्ववर्ती शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
सा . का . नि . 68 ( अ) दिनांक 21 फरवरी , 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अथार्त: 
( 1 ) उक्त अधिसूचना मे “ यूएसए ” शीर्ष के अधीन , क्रम सं . 8 ( क ) में , प्रविष्टि सं . 67 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ 

अंतः स्थापित की जाएंगी, नामत : 
" 68. येल विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा वास्तुकला में प्रदान की जाने वाली बी.ए. ( ऑनर्स ) डिग्री के साथ 

कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर ( एम.आर्क ) डिग्री । 
69. टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन , स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यूएसए द्वारा द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर 

ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री । 


70. वुडबरी विश्वविद्यालय , यूएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री । 


5457GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


71. न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क, यूएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 

डिग्री । " 


( 2 ) 


उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्या 12 और उससे संबन्धित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित शीर्षक , क्रम संख्याएं 
और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, नामत : 

" इटली 


13. पॉलिटेक्निको डि मिलानो, इटली द्वारा आर्किटेक्चर में प्रदान की जाने वाली एकीकृत बैचलर डिग्री ऑफ 
साइन्स इन आर्किटेक्चर के साथ मास्टर ऑफ साइन्स इन आर्किटेक्चर डिग्री । 

नाइजीरिया 
14. फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी, अकूरे , नाइजीरिया द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 
इन आर्किटेक्चर डिग्री ( बी . टेक . आर्क ) । 

श्रीलंका 
15. मोरटुवा विश्वविद्यालय , श्रीलंका द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ साइंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट डिग्री 
के साथ मास्टर ऑफ साइन्स इन आर्किटेक्चर डिग्री 

संयुक्त अरब अमीरात 
16. अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह, यूएई द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री । " 


[ फा . सं . 4-61 / 2015 -टीएस .VI] 

मदन मोहन, अपर महानिदेशक 
टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उपखंड ( i ) में संख्या सा.का.नि. 68 ( अ) द्वारा 

दिनांक 21 फरवरी, 1973 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन दिनांक 20 दिसंबर, 2012 
की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 909 ( अ . ) के द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF EDUCATION 


( Department of Higher Education ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th November, 2020 


S.O. 4038 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 15 of the 
Architects Act , 1972 ( 20 of 1972 ) , the Central Government, after consultation with the Council , hereby 
makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the 
erstwhile Ministry of Education and Social Welfare , number G.S.R. 68 ( E ) , dated the 21st February, 1973 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part - II, Section 3 , Sub - section ( i ) , dated the 21 " February , 
1973 , namely: 
( 1 ) In the said notification, under the heading “ U.S.A. ", in serial number 8 ( a ), after entry number 67 , the 

following entries shall be inserted, namely : 


" 68. B.A. ( Hons ) degree in Architecture awarded by Yale University, USA combined together with 
Master of Architecture (M.Arch .) degree awarded by Columbia University, USA . 
69. Bachelor of Architecture Degree awarded by University of Texas at Austin , School of 
Architecture. USA . 

. 


70. Bachelor of Architecture Degree awarded by Woodbury University , USA . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii )]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


71. Bachelor of Architecture Degree awarded by New York Institute of Technology , New York , 
USA . ” . 


( 2 ) In the said notification , after serial number 12 and the entry relating thereto the following headings , 

serial numbers and entries shall be inserted , namely : 


“ ITALY 


13. Integrated Bachelor s Degree of Science in Architecture together with Master of Science in 
Architecture awarded by by Politechnico Di Milano , Italy . 


NIGERIA 


14. Bachelor of Technology in Architecture ( B.Tech . Arch ) awarded by Federal University of 
Technology , Akure , Nigeria . 


SRI LANKA 


15. Bachelor of Science in Built Environment combined together with Master of Science in 
Architecture awarded by University of Moratuwa , Sri Lanka . 


UAE 


16. Bachelor of Architecture Degree awarded by American University of Sharjah, UAE . ”. 


[ F. No. 4-61 /2015-TS.VI ] 


MADAN MOHAN , Addl . Director General 


st 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 

Sub - section ( i ) vide, number G.S.R. 68 ( E) , dated the 21st February , 1973 and last amended , vide 
number G.S.R. No. 909 ( E ), dated the 20th December, 2012 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


KUMER CHAND Digtally signed by KLMER 
MEENA 

Date 2020. 11.10 22 :5022 


CHAND MEENA 


+ OS 30 


